रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग In - खण्ड 4 
PART III - Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 75 ] 
No . 75 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , मई 1, 2008 / वैशाख 11 , 1930 
NEW DELHI , THURSDAY, MAY 1 , 2008/ VAISAKHA 11 , 1930 


बशर्ते अध्यक्ष किसी अधिकारी के मामले में , जिसने 
साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है , उसे ऐसी अवधि के 
लिए जो उचित लगे , सेवा विस्तार दे सकते हैं , इस शर्त 
के साथ कि ऐसा सेवा विस्तार दो वर्षों से अधिक नहीं 


हो । 


राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 30 अप्रैल , 2008 
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिकारी ( नियुक्ति , वेतन एवं भत्ते ) 

( संशोधन ) विनियमन , 2008 
सं. दि . राडेवि बोर्ड 01 / 08 . - राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड 
अधिनियम , 1987 ( 1987 का 37 ) की धारा 48 में प्रदत्त शक्तियों एवं 
इस ओर से प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष , 
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड निदेशक मंडल के कार्यों का पालन करते 
हुए , उक्त अधिनियम की धारा 11 ( 2 ) के अनुसार , निम्नलिखित 
संशोधन करते हैं : 
- 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं आरम्भ 
( 1 ) इन विनयमों को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिकारी 

( नियुक्ति , वेतन एवं भत्ते ) ( संशोधन ) विनियमन , 

2008 कहा जाएगा । 
( 2 ) जब तक कि इन विनियमनों में अन्यथा न कहा जाए , 

इसमें वर्णित प्रावधान 1 अप्रैल , 2008 से लागू होंगे । 
2. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिकारी ( नियुक्ति , वेतन 
एवं भत्ते ) विनियमन , 1988 में संशोधन । 

विनियमन सं . 19 ( 1 ) को हटाया जाएगा तथा निम्नलिखित 
को प्रस्थापित किया जाएगा । 
19 अधिवर्षिता एवं सेवा निवृत्ति 
1. इस विनियमन में अन्यथा उपबंधित के अतिरिक्त 

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की सेवा में कार्यरत प्रत्येक 
अधिकारी साठ वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवा निवृत्त 

होगा : 
1597 GI/ 2008 


अमृता पटेल , अध्यक्ष 

[विज्ञापन III /4/132/ 2008/ असा. ] 
NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD : 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 30th April, 2008 
The National Dairy Development Board Officers 
(Appointment, Pay and Allowances) (Amendment) 

_ Regulations , 2008 
No. DEL : NDDB 01/08 . - In exercise of the powers 
conferred by Section 48 of the NationalDairy Development 
Board Act , 1987 (37 of 1987 ), the Chairman , NDDB 
performing the functions of the Board of Directors in 
accordance with Section. 11( 2 ) ofthe said Act , hereby makes 
the following regulations, namely : 

1. Short title and commencement 
(1) These regulations may be called the National 

Dairy Development Board Officers (Appoint 

ment, Pay and Allowances ) ( Amendment ) 

Regulations, 2008. 
(2) Save as otherwise provided in these regula 

tions, the provisions shall come into force 
with effect from 1st April, 2008 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III - SEC. 43 


2 . Amendments to the National Dairy Development 
Board Officers (Appointment, Pay and Allowances) 
Regulations, 1988 . 

(1) Sub -regulation 19 (1) shall be deleted and the 

following shall be substituted, namely :- -- 
19. Superannuation and retirement 


बशर्ते अध्यक्ष किसी कामगार के मामले में , जिसने 
साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है , उसे ऐसी अवधि के 
लिए जो उचित लगे , सेवा विस्तार दे सकते हैं , इस शर्त 
के साथ कि ऐसा सेवा विस्तार दो वर्षों से अधिक नहीं 
हो । 


(1 ) Save as otherwise provided in the regu 

lation , every officer in the service of the 
NationalDairy Development Board shall 
retire on attaining the age of sixty : 


Provided that the Chairman may , in case 
of any officer,who has attained the age 
of sixty , give extension in service for 
such period as it may deem proper, 
subject to the condition that such 
extension in service , does not 
exceed two years. 

AMRITA PATEL , Chairman 

[ ADVT III/4/ 132/ 2008/ Exty .] 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 30 अप्रैल, 2008 
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड कामगार ( नियुक्ति , वेतन एवं भत्ते ) 

( संशोधन ) विनियमन , 2008 
सं . दि . राडेवि बोर्ड 01 / 08. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड 
अधिनियम, 1987 ( 1987 का 37 ) की धारा 48 में प्रदत्त शक्तियों एवं 
इस ओर से प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष, 
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड निदेशक मंडल के कार्यों का पालन करते 
हुए, उक्त अधिनियम की धारा 11 ( 2 ) के अनुसार , निम्नलिखित 
संशोधन करते हैं : 

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं आरम्भ 
( 1 ) इन विनयमों को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड कामगार 

( नियुक्ति , वेतन एवं भत्ते ) ( संशोधन ) विनियमन , 

2008 कहा जाएगा । 
( 2 ) जब तक कि इन विनियमनों में अन्यथा न कहा जाए , 

इसमें वर्णित प्रावधान 1 अप्रैल , 2008 से लागू होंगे । 
2. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड कामगार ( नियुक्ति , वेतन 
एवं भत्ते ) विनियमन , 1988 में संशोधन । 

विनियमन सं. 19( 1 ) को हटाया जाएगा तथा निम्नलिखित 
को प्रस्थापित किया जाएगा । 
19 अधिवर्षिता एवं सेवा निवृत्ति 
1. इस विनियमन में अन्यथा उपबंधित के अतिरिक्त 

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की सेवा में कार्यरत प्रत्येक 
कामगार साठ वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवा निवृत्त 
होगा : 


अमृता पटेल, अध्यक्ष 
[ विज्ञापन III/ 4/132 / 2008 / असा. ] 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 30th April, 2008 
The National Dairy Development Board Workmen 
(Appointment, Pay and Allowances) (Amendment) 

Regulations, 2008 
No. DEL : NDDB 01 /08 . — In exercise ofthe powers 
conferred by Section 48 of the NationalDairy Development 
Board Act, 1987 (37 of 1987) , the Chairman , NDDB 
performing the functions of the Board of Directors in 
accordance with Section 11 (2 ) of the said Act, herebymakes 
the following regulations, namely :- .. 

1. Short title and commencement 
(1) These regulationsmay be called the National 

Dairy Development Board Workmen ( Ap 
pointment, Pay and Allowances) ( Amend 

ment) Regulations, 2008 . 
(2 ) Save as otherwise provided in these 

regulations, the provisions thereofshall come 

into force with effect from 1st April, 2008 . 
2 . Amendment to the National Dairy Development 
Board Workmen ( Appointment, Pay and Allowances ) 
Regulations, 1988 . 

(1 ) Sub -regulation 19( 1 ) shall be deleted and the 

following shall be substituted , namely : 
19. Superannuation and retirement 

1. Save as otherwise provided in the regu 

lation , every workman in the service of 
the National Dairy Development Board 
shall retire on attaining the age of sixty : 
Provided that the Chairman may, in case 
of any workman who has attained the age 
of sixty give extension in service for such 
period as it may deem proper, subject to 
the condition that such extension in 
service, does not exceed two years. . 

AMRITA PATEL , Chairman 


TADVTIII / 4/ 132/2008/ Exty.] . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


